TO 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 फाल्गुन , 1940 ( श ० ) 


संख्या- 151 राँची, सोमवार , 


25 फरवरी , 2019 ( ई ० ) 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


अधिसूचना 
24 जनवरी , 2019 


संख्या खा मा तौ ० स्था०-02/ 2017-241, -- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन 
विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय , भारत सरकार के DIPP BRAP 2019 Point No.68 
के अनुपालन में माप एवं तौल उपकरणों के सत्यापन एवं मुहरांकन , माप तौल 
उपकरणों के निर्माण , विक्री एवं मरम्मति से संबंधित अनुज्ञप्ति तथा पैकेज कॉमोडेटिज 
के पैकर/निर्माता/ आयातक के पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबंधित निरीक्षण की प्रक्रिया एवं 
निरीक्षण की चेकलिस्ट माप तौल प्रभाग के वेवसाईट पर प्रकाशित है । 


, 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 25 फरवरी, 2019 

DIPP BRAP 2019 Point No.68 के अनुपालन में शिकायत आधारित 
निरीक्षण को छोड़कर माप एवं तौल उपकरणों के सत्यापन एवं मुहरांकन , माप एवं तौल 
उपकरणों के निर्माण , विक्री एवं मरम्मति से संबंधित अनुज्ञप्ति तथा पैकेज कॉमोडेटिज 
के पैकर /निर्माता/ आयातक के पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबंधित निरीक्षण के चेकलिस्ट के 
अनुरुप ही निरीक्षण को अनिवार्य किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


बद्रीनाथ चौबे, 
विशेष सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 151 -- 100 


